छत्तीसगढ़ 


शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग /09 / 2013-2015." 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001 . " 


LYRI 


" 


सत्यमेव जयते 


Magar 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 398 ] 


रायपुर, गुरुवार, 

दिनांक 3 सितम्बर 2020 


भाद्रपद 12 , शक 1942 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 5 / 07 : - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये " जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों 
की पुनर्गठन योजना 2019 " विभाग के अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 5 / 6 
दिनांक 25.07.2019 जारी की गई थी । 
(2 ) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय 
छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी , जिसमें माननीय उच्च 
न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा , विभाग की उक्त अधिसूचना की 
कंडिका 08 को अपास्त किया गया , किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं 
लगाई गई । 


795 


796 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


( 3) तद्पश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग 
की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश 
की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी 
कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना 2019 की कंडिका 08 - प्रबंध को छोड़कर, कंडिका -5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को 
उपांतरित करने अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी 


की गई । 


( 4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 

( च ) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत 
" प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 के क्रियान्वयन हेतु 
अनुसूची - एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है । 


( 5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की 
आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05- ( छ ) के 
अनुसरण में , राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची 
एक , दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, 
दावा या आपत्ति विभाग के ई - मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी 
संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक 
प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन , दावा या आपत्ति पर विचार 
नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम 
होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा । 
(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 
की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची - एक , दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर , पुनर्गठन 
योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । 


संलग्न : 


अनूसूची – एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी.एस. सर्पराज, उप - सचिव, 


जिलाधमतरीछत्तीसगढ़कीप्राथमिककृषिशाखासहकारीसोसायटियोंकीपुनर्गठनयोजना2019 

अनुसूची-एक विद्यमानसोसायटीजोप्रभावितहै(प्रभावित 
अपवर्जित 
कार्यक्षेत्र 
( 
ग्रामो 
काविद्यमानसोसायटीजिसमेंअपवर्जितक्षेत्रजुड़ाहै सोसायटी) 

नाम) 

(परिणामीसोसायटी) 


क्र0 


1 


2 


3 


4 


राजाडेरा,हथबंद,जलकुंभी 


1 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमितिमर्यादित 

सिंगपुर,पंजीयनक्रमांक-1819 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमितिमर्यादित 

बेलरदोना,पंजीयनक्रमांक-1435 प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमितिमर्यादित 

मगरलोड,पंजीयनक्रमांक-679 


बूढ़ाराव 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


796 ( 1 ) 


जिलाधमतरीछत्तीसगढ़कीप्राथमिककृषिशाखासहकारीसोसायटियोंकीपुनर्गठनयोजना2019 

अनुसूची-दो विद्यमानसोसायटीजोप्रभावितहै 

नवीनसोसायटी (प्रभावितसोसायटी) 

नवीनसोसायटीकाकार्यक्षेत्र(ग्रामोकानाम) 


796 ( 2 ) 


क्र० 


1 


2 


3 


4 


1 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितशंकरदाह,पंजीयनक्रमांक-38 


लोहरसी 


परसतराई,खरतुली,लोहरसी 


2 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितभोथली,पंजीयनक्रमांक-37 


कण्डेल 


कण्डेल,गागरा,देवपुर,पीपरछेड़ी 


3 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितसंबलपुर,पंजीयनक्रमांक-528 


लिमतरा 


लिमतरा,परेवाडीह,धौराभाठा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


4 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितडोमा,पंजीयनक्रमांक-944 


कुरमातराई 


कुरमातराई,पीपरछेडी,रीवागहन,दरगहन, 


5 


कुर्रा (बागतराई) 


कुर्रा,अमलीडीह,बागतराई,मडाईभाठा,मोखा,रावां,भोथीपार 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादिततरसींवा,पंजीयनक्रमांक-69 आदिमजातिसेवासहकारीसमितिमर्यादित 

नगरीपंजीयनक्रमांक-694 


6 


फरसिया 


7 


आदिमजातिसेवासहकारीसमितिमर्यादित 

बेलरगांव,पंजीयनक्रमांक-794 


सेमरा 


गोरेगांव,टेगना,सामतरा,फरसिया,बोडरा,निर्राबेडा,चन्दनबाहरा, 

घोरागांव,भैसामुडा,खुदरपानी,मटियाबाहरा सेमरा,भेजरीरावन,बिरगुडी,पंडरीपानीरै.,खडपथरा,खुटार, भडसिवना,कोंगेरा,जुनवानी,टांगापानी,गोरसानाला,बांसपानी, 

साहनीखार डोगरडुला,दलदलीअ,दलदलीब,बिलभददर,अछोली,परसापानी, राजपुर,कल्लेमेटा,गजकन्हार,बांधा,मोहमल्ला(माल),मोहमल्ला(रे), गुहाननाला,कोलियारी,केरामुडा,दुगली,कौहाबाहरा,दिनकरपुर, 

देवगांव,मुनईकेरा,पालगांव 


8 


आदिमजातिसेवासहकारीसमितिमर्यादित 

गट्टासिल्लीप.क्र.-1486 


डोगरडुला 


क्र0 


विद्यमानसोसायटीजोप्रभावितहै 

( 
प्रभावित 
सोसायटी 
) 


नवीनसोसायटी 


नवीनसोसायटीकाकार्यक्षेत्र(ग्रामोकानाम) 


1 


2 


3 


4 


9 


सलोनी 


सलोनी,दरगहन,छुही,साल्हेभाट 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितकुकरेल,पंजीयनक्रमांक-1465 वृहत्ताकारकृषिसाखसहकारीसमिति 
मर्यादित 
मेघा 
, 
पंजीयन 
क्रमांक 
-137 


10 


भोथीडीह 


भोथीडीह,रांकाडीह,कमरौद,सांकरा,चारभाठा,बोड़रा 


11 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति 
मर्यादित 
करेलीबडी 
, 
पंजीयन 
क्रमांक 
-217 


कुण्डेल 


कुण्डेल,धौराभाठा,भोथा,हरदी,बेलौदी,मोतिमपुर 


12 


चदना 


बुड़ेनी,चंदना,चन्द्रसुर,नवागांव,परसट्ठी,नहरडीह 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितभेण्डरी,पंजीयनक्रमांक-763 प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितकुरूद,पंजीयनक्रमांक-660 


13 


कुहकुहा 


कुहकुहा,भरदा,दहदहा,मेडरका,मौरीखुर्द 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


14 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितगाड़ाडीह,पंजीयनक्रमांक-755 


मंदरौद 


मंदरौद,सिधौरीकला,सिधौरीखुर्द,सेलदीप,जोरातराई 


15 


वृहत्ताकारकृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितभांठागांव,पंजीयनक्रमांक-817 


बगौद 


बगौद 
, 
भुसरेंगा 
, 
चोरभट्ठी 
, 
कन्हारपुरी 
, 
भालुझुलन 


16 


वृहत्ताकारकृषिसाखसहकारीसमिति 
मर्यादित 
चर्रा 
, 
पंजीयन 
क्रमांक 
-969 


कातलबोड़ 


कातलबोड़,खैरा,कोकड़ी 


17 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति 
मर्यादित 
दर्रा 
, 
पंजीयन 
क्रमांक 
-1047 


मौरीकला 


मौरीकला,गोजी,धुमा,कठौली 


वृहत्ताकारकृषिसाखसहकारीसमिति मर्यादितकोड़ेबोड़,पंजीयनक्रमांक-115 


796 ( 3 ) 


18 


थूहा 


थूहा,नवागांव,बंजारी,बंगोली,कुर्रा,खपरी 


क्र० 


विद्यमानसोसायटीजोप्रभावितहै 

(प्रभावितसोसायटी) 


नवीनसोसायटी 


नवीनसोसायटीकाकार्यक्षेत्र(ग्रामोकानाम) 


796 ( 4 ) 


1 


2 


3 


4 


19 


कचना 


कचना 
, 
नवागांव 
, 
कानामुका 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति 
मर्यादित 
मड़ेली 
, 
पंजीयन 
क्रमांक 
-139 प्राथमिककृषिसाखसहकारीसमिति 
मर्यादित 
कोसमर्रा 
, 
पंजीयन 
क्रमांक 
-190 


20 


बगदेही 


बगदेही,भेण्डरवानी,चिरपोटी,दर्रा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


जिलाधमतरीछत्तीसगढ़कीप्राथमिककृषिशाखासहकारीसोसायटियोंकीपुनर्गठनयोजना2019 


अनुसूची-तीन 


क्र 


विद्यमानसोसायटीजोप्रभावितहै 

(प्रभावितसोसायटी) 


विद्यमानसोसायटीजिसमेंअपवर्जित 
अपवर्जित 
कार्यक्षेत्र 
( 
ग्रामो 
का 
नाम 
) 
क्षेत्र 
जुड़ा 
है 
( 
परिणामी 
सोसायटी 
) 


नवीनसोसायटीजिसमें 
अपवर्जित 
क्षेत्र 
जुड़ा 
है 
। 


1 


2 


3 


5 


4 आदिमजातिसेवासहकारीसमितिमर्यादित 

सांकरा,पंजीयनक्रमांक-873 


खम्हरिया 


- 


1 


आदिमजातिसेवासहकारीसमितिमर्यादितरावनसिंघी,मल्हारी,रानीगांव,पाईकभाटा, सिहावा,पंजीयनक्रमांक-698 

पदमपुर,घटुला,पाण्डरवाही,पोड़ागांव, भीषमपुरी,लखनपुरी,बम्हनीनभरीं,रतावा, 

आमगांव,बिरनासिल्ली,बहीगांव 


घटुला 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


796 ( 5 ) 


